निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 ज्येष्ठ 1938 ( श० ) 
पटना, मंगलवार , 31 मई 2016 


( सं0 पटना 432 ) 


सं० कारा / नि0को0 ( अधी ) -01 - 05 / 2014 - 3028 

गृह विभाग 
( कारा) 


संकल्प 

19 मई 2016 
स्व0 अरविन्द कुमार मिश्रा, तत्कालीन अधीक्षक , मंडल कारा, जहानाबाद सम्प्रति मृत (दिनांक 11.03.2016) के 
विरूद्ध " बिहार सरकारी सेवक ( वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम -11 (2) में अन्तर्निहित 
प्रावधानों के अन्तर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6805 दिनांक 30. 12. 2014 द्वारा संस्थित विभागीय कार्यवाही का एतद् 
द्वारा निस्तार किया जा रहा है । 

स्व0 मिश्रा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम - 9 (1) (ग ) 
एवं 9 (2) (क ) में विहित प्रावधानों के तहत् कारा निरोध की तिथि दिनांक 03. 06 .2014 के प्रभाव से विभागीय संकल्प 
ज्ञापांक 3482 दिनांक 27.06. 2014 के द्वारा निलंबित किया गया था । 

स्व० मिश्रा को उनके मंडल कारा, जहानाबाद में पदस्थापन अवधि में निगरानी धावा दल के द्वारा दिनांक 03. 
06. 2014 को परिवादी श्रीमती मिन्टु रंजन से 51, 000 / - (एक्कावन हजार) रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर 
उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या - 39 / 14 दिनांक 03. 06. 2014 धारा -7 / 13 (2) सहपठित धारा - 13 (1) ( डीo) 
भ्र०नि० अधिनियम 1988 के तहत वाद दर्ज किया गया है । तदालोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6805 दिनांक 30.12. 
2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई । विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार , 
पटना को संचालन पदाधिकारी तथा श्री रविन्द्र कुमार चौधरी, प्रभारी पदाधिकारी ( अवकाश रक्षित ) कारा एवं सुधार 
सेवाएँ , बिहार, पटना को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया गया था । स्व0 मिश्रा की मृत्यु दिनांक 11.03.2016 को हो 
गई है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 31 मई 2016 
उपर्युक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के 
नियम - 11 (2) में अन्तर्निहित प्रावधानों के अन्तर्गत अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा निर्णय लिया जाता है कि : 

(i) स्व0 मिश्रा को उनके कारावास अवधि के पश्चात् जेल से मुक्ति की तिथि दिनांक 03. 12.2014 के 

प्रभाव से निलंबन से मुक्त किया जाता है । 
(ii) स्व0 मिश्रा की निलंबन की तिथि (दिनांक 03.06. 2014) तथा मृत्यु की तिथि (दिनांक 11.03. 2016) के 

बीच की अवधि को सभी प्रयोजनों के लिए कर्त्तव्य पर मानी जायेगी एवं उनके परिवार को उस 
अवधि के लिए पूरे वेतन तथा भत्ता का भुगतान किया जायेगा । 
ऐसा भुगतान करने के क्रम में पूर्व में दिये गये जीवन निर्वाह भत्ता तथा अन्य भत्ते का समायोजन 
कर लिया जायेगा । 


(iii) स्व० मिश्रा की मृत्यु के फलस्वरूप उनके विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक 6805 दिनांक 30. 12.2014 


के द्वारा संस्थित विभागीय कार्यवाही को बंद किया जाता है । 
उपरोक्त पर राज्य सरकार का अनुमोदन प्राप्त है । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में 
प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधितों को भेज दी जाय । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

राजीव वर्मा, 
सरकार के संयुक्त सचिव - सह - निदेशक (प्र० ) । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 432 -571 + 10- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic .in 


